रजिस्ट्री सं . डो. - ( डी एन ) - 73 


REGISTERED NO . D --(DN) - 73 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 11 ] 

नई दिल्ली , शनिवार , अप्रैल 28, 1984 ( वैशाख 8, 1906 ) 
No. 11] NEW DELHI , SATURDAY, APRIL 28 , 1984 ( VAISAKHA 8, 1906 ) 

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या हो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
( Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


- 


---- 


-- - -- - - - --- - .... -- : 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


LY 


भाग III.. - खण्ड 3 
[ PART III - SECTION 3 ] 
लघु प्रशासनों से सम्बन्धित अधिसूचमाएं 
Notifications relating to Minor Administrations 


गंध शासित प्रदश , दादरा एवं नगर हवेली , प्रशासन 

(सांख्यिकीय अनुभाग ) 

सिलवासा , दिनांक 23 मार्च, 1984 
मं० प्रशा०/सांख्यिकीय/ राजपत्र/ ( 30 )/ 1984---- 
विषय : - - गोआ गजट के निदेश अभिलेख एवं कार्यापालका 

सम्पादक को दादरा एवं नगर हवेली के लिये कार्या 

पालका सम्पादक के पद पर नियुक्ति करना । 
संदर्भ : - - ( 1 ) संघ शासित प्रदेश , दादरा एवं नगर हवेलो , 

प्रशासन के पत्र सं० प्रशा०/ सांख्यिकीय 

गजंटीयर 82, दिनाक 8-10- 1982 । 
( 2) पत्रांक सं० 10- 1-19- 82/ डब्ल्यू० ई० टी० / 

[ 1969, दिनांका 20-12-1982 के 
निर्माण एवं शिक्षा पर्यटन विभाग , गोगा 
दमण एवं दियु सचिवालय , पन्नाजी 
सरकार । 

आदेश 
" प्रशासक दादरा एवं नगर हवेली , गोआ गजेटियर , 
गोआ दमन एवं दिय सरकार नानी के निदेशक अभिलेख एवं 
कार्यपालक सम्पादक को यहां पर कार्यापालक सम्पापक के पद पर 
नियुक्ति करते हैं । अतः संघ शासित प्रदेश , दादरा एवं नगर 
38GI184 

2351 


हवेली के उक्त गजेटियर का कार्य पूरा करने के लिये जैसे कार्य 
गोआ के अन्दर करना पड़ता था उसी के तहत अपने कार्य से इलावा 
करने हेतु इसे अति शीघ्र लागू माना जाये । 

कार्यापालक सम्पादक , दादरा एवं नगर हवेली , के गजेटियर 
मे सम्बंधित सर्व कार्य भार के कार्य चलाने हेतु जो गजेटियर 
यूनिट के सम्बन्धित जो स्टाफ सांख्यिकीय अधिकारी प्रशासन के 
आधीन स्थापित किया गया है उनकी सहायता से कार्य चलायेंगे । 
अतः सांख्यिकीय अधिकारी जो है वो सम्पर्क अधिकारी के पद के 
रूप में कार्य करेंगे एवं उस कार्य की प्रगति के बारे में नियमित 
अवधि के अन्दर कार्यापालका सम्पादक को सूचना देते रहा करेंगे । 

कार्यापालक सम्पादक , दादरा एवं नगर हवेली के गजेटियर 
को बनाने एवं तैयार करने में संम्बधित जो उनका यात्रा भत्ता 
गंहगाई भत्ता आदि का जो खर्च आयेगा वो दादरा एवं नगर 
हवेली , प्रवासन द्वारा उठाना पड़ेगा । 

अतः वेतन एवं पारिश्रमिक आदि में सम्बन्धित मुद्धे को 
अलग आदेश के द्वारा नियंत्रित किया जायेगा । 
प्रशासक के नाम एवं आदेशानुसार- -- 

एम० एस० कोलकर 

पशासक के सचिव 
पादरा एंच नगर हवेली, सिलवासा 


34 


भारत का राजपत्र , अपैल 287 1984 ( शाखा 8, 1906 ) 


[ भाग III - - खण्ड 3 ] 


H 


- 


1 


सं० शसित प्रदेश, दादरा एंव नगर हवेली 

सिलवासा , दिनांक 12 अप्रैल 1984 
सं० प्रशा०/ का० अनु० / ख/ उ०म० भू०सं०अधि०/ 84- - 
" प्रशासका " दादरा एवं नगर हवेली , भारत सरकार गृह मंत्रालय 
नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या एफ०- 3/( 4 ) 65-जी० पी० , 
दिनांक 27 जनवरी , 1965 के अन्तर्गत निहित अधिकारों का 
प्रयोग करते हए , संघ लोक सेवा आयोग , नई दिल्ली को पूर्वान 
मति के साथ वित्तीय श्रेणो राजपत्रित उप - मण्डलीय भूमि संरक्षण 
अधिकारी के पद के लिये भी नियम का संशोधन करते हैं जो नीचे 
इस प्रकार है : 

) इस दिये गये नियम के परिशिष्ट खंड संख्या -- 10 के 

स्थान पर जहां पर यह पढ़ा जाता है " प्रोन्नति द्वारा न 
मिलने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा ( अल्पावधि 
करार सम्मलित ) दोनों के न मिलने पर सीधी भर्ती 
द्वारा । 


( 2 ) इस नियम के परिशिष्ट की व्यवस्था के अन्स 

गत र्शीषक में प्रतिनियुक्ति पर स्थानातरण ( अल्पा 
वधि करार सम्मलित ) करने के साथ खण्ड 
II के स्थान पर जहां पर यह पढ़ा जाये कि 
प्रातिनियुक्ति की अवधि के साथ में , प्रतिनियुक्ति 
की अवधि को अन्य भूतपूर्व संवर्ग पद को बनाने 
के बाद उसकी नियुक्ति को कार्यावाई जल्दी की 
जाने के बाद उसे उसी संस्था/विभाग में सामान्यत : 
3 वर्ष से अधिक अवधि नहीं होनी चाहिए : 


प्रशासक के नाम एंव आदेशानुसार, 


एस , एस० कोलवेकर, 

प्रशासक के सचिव , 
दादरा एंव नगर हवेली 

सिलवासा 


The mutter rcgurding payment of remuneration etc . 
be regulated by it separate order . 


will 


ADMINISTRATION O1 
DADRA AND NAGAR HAVELI , 

Silvassa, the 23rd March 1934 
Subject : - Appointment of Director of Archives and Exccut 

jve Editor of Goa Gazetteer are an Executive Editor 

for Dadra and Nagar Haveli. 
Rcf : - 1 . Letter No . ADM/ STAT / Gazetteer / 82 datel 8- 10- 82 

of the Administration , Dadra and Nagar Haveli. 
2. Letter No. 10 -1- 82- WET / 11969 dated 20- 12-82 of 
thic Works , Education and Tourism Department , 
Govt . of Goa , Daman & Diu, Secretariat , Panaji . 


By order of the Administrator , 

S . S . KOLVEKAR 
Secretary to the Administrator , 
Dadra and Nagar Haveli , 

Silvassit . 


ORDER 


Administrator of Dadra and Nagar llaveli is pleased to 
appoint Director of Archives and Executive Editor of Goa 
Gazetteer, Covt. of Gou, Daman & Diu , Panuji as an Exe 
culive Editor for the compilation of Gazeltcer of Union Terri 
tory of Dadra and Nagar Haveli , in addition to his own duties 
in Goa , with immediato effect . 

The Executive Editor shall be in over all cbarge of the work. 
connected with preparation of Dadra and Nagar Haveli 
Gazetteer. He will be assisted by the staff of Gazetteer Unit 
to he created under tho Statistical Officer of the Administri 
lion . The Statistical Officer will work as Liasion Officer to 
keep the Executive Editor informed periodically about the 
progress of the work . 

The Adininistration of Dadra and Nagar Haveli will ineet 
the expenditure on T4 /DA incurred by the Executive Editor 
in connection with the work of the preparation of Dadra and 
Nagar Haveli Gazetteer . 


UNION TERRITORY OF DADRA AND NAGAR HAVELI 

Silvassa , the 12th April 1984 
No . ADM/ PS / B / SDSCO /84. In exercise of the powers 
vested in him under the Govt. of India , Ministry of Home 
Affairs , New Delhi s Notification No. F . 3 ( 4 ) /65 -GP cated 
the 27th J :wuary , 1965 and with prior approval of the Union 
Public Service Commission New Delhi, the Administrator , 
Dadra and Nagar Haveli do hereby amend the Recruitment 
Rules for Group B Gazetted post of Sub- Divisional Soil Con 
servation Officer as follows :-- - 
( i ) In the appendix to the said lules column No. 10 is 

substituted which shall be read as " By promotion 
failnig which by transfer on deputation ( including , 
short-term contract ) and failing botli by direct re 

cruitment." 
( ii) In appendix to the said rules below the provision 

under the heading " transfer on deputation (including 
short -term contract ) ,, in colum No . 11 is substitut 
ed which shall be read as " period of deputation / 
contract including the period of deputation in 
another cx -cadre rost held immediately preceding 
this appointmçnt in the same organisation depurt 
ment shall ordinarily not exceed three years ." 

By order and in the name of 

the Administrator , 

S . S . KOLVEKAR 
Secretary to the Administrator , 
Dadra and Nagar Haveli 

Silvassa. 


YRINTTD DY THIC MANAGER , COVERNAIENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLI. R OR PUBLICATIONS , DELIII, 1984 


